सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 761 


राँची, सोमवार , 


30 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


--- 


अधिसूचना 
29 सितम्बर , 2019 


संख्या -04 /लो०-01/ 2017/3023-- श्री सुधांशु शेखर मेहता, झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 तत्कालीन जिला 
शिक्षा अधीक्षक, देवघर के विरूद्ध देवघर जिला में पदस्थापन काल में लोकायुक्त कार्यालय के परिवाद 
संख्या-01/लोक (शिक्षा)-04/2017 द्वारा प्रतिवेदित मामले में विभागीय अधिसूचना संख्या-1200 दिनांक 
17-12-2018 द्वारा 

निलंबित करते 

हुए 

प्रथम दृश्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या -278 
दिनांक - 23-01-2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया । 

श्री मेहता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभागीय संचालन 
पदाधिकारी के पत्रांक -119 दिनांक- 22-04-2019 द्वारा प्राप्त हुआ । 

जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोप दस्तावेजों के आधार पर अप्रमाणित प्रतिवेदित है । 

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को सम्यक समीक्षोपरान्त स्वीकार कर विभागीय कार्यवाही 
समाप्त किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आदित्य कुमार आनन्द , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 761 50 


